निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


23 आषाढ़ 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 636 ) पटना , शुक्रवार , 14 जुलाई 2017 

गृह विभाग 
( आरक्षी शाखा ) 


शुद्धि - पत्र 

13 जुलाई 2017 
सं० 2 / आर05 - 20 - 01 / 2017 - 5703 गृ0आ0 — विभागीय अधिसूचना सं0 - 4238 दिनांक 23.05.2017 के 
तहत सीधी नियुक्ति द्वारा नियुक्त बिहार पुलिस सेवा के कुल आठ पदाधिकारियों की संपुष्टि उनके नाम के सामने 
अंकित तिथि से की गयी थी । उक्त अधिसूचना के क्रमांक - 4 से लेकर 8 तक के पदाधिकारियों के संपुष्टि की तिथि 
को संशोधित करते हुए उनके नाम के सामने अंकित तिथि से पुलिस उपाधीक्षक की कोटि में सेवा संपुष्ट किया 
जाता है : 
क्र० पदाधिकारी का नाम 

कोटि क्रमांक 

सम्पुष्टि की तिथि 
1 . | श्री सोमनाथ प्रसाद 

320 / 14 

27 .12. 2016 
| श्री दिनेश कुमार पाण्डेय 

321 / 14 

20 .01. 2017 
| श्री सुमित कुमार 

331 / 14 

30 .12. 2016 
| श्री विभाष कुमार 

343 / 14 

30.12. 2016 
| श्री सुनील कुमार 

349 / 14 

24.02. 2017 
अधिसूचना सं0 - 4238 दिनांक 23.05. 2017 की शेष प्रविष्टियाँ यथावत् रहेंगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

दुर्गेश कुमार पाण्डेय , 
सरकार के उप - सचिव । 


2. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
बिहार गजट ( असाधारण )636 -571 + 10 -डी0टी0पी0। 

Website : http :// egazette.bih .nic.in 


